निबंधन संख्या पी0टी0 -40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


14 भाद्र 1939 ( श० ) 
( सं0 पटना 808) पटना , मंगलवार , 5 सितम्बर 2017 


सामान्य प्रशासन विभाग 


अधिसूचना 

21 जुलाई 2017 
सं० 7 / स्था0 - 1 - 11 - 10 / 2009 - 9037 / सा०प्र० — महानिबंधक, उच्च न्यायालय , पटना के पत्रांक - 35370 
दिनांक 20.05. 2017 द्वारा संसूचित अनुशंसा में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सिविल अपील (एस) संख्या - 2635 / 
2011, संजीव कुमार एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 16.03.2016 को पारित आदेश के आलोक में 
29वीं न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के प्रारम्भिक परीक्षा में श्री संजीव कुमार, मुंसिफ, सीवान एवं श्री मनोज कुमार, 
मुंसिफ , अररिया को खुली मेधा कोटि में अनुत्तीर्ण रहने पर उन्हें तत्काल प्रभाव से पद से हटाया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

कन्हैया लाल साह, 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
बिहार गजट ( असाधारण )808- 571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic .in 


